रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


J 


+ 


, 


F 
. 
.LF 
. 
. 
. 
. 
. 

। 


-TAM 


--- 


Hi 


PAN 


- 


- 


1. 


. 


. 


. 


. . 


. 


सभामबजगाने 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 19 , 2016 / पौष 29, 1937 
NEW DELHI, TUESDAY , JANUARY 19, 2016/ PAUSA 29 , 1937 


सं . 42 ] 
No. 42 ] 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016 
सा . का . नि . 83( अ). - केन्द्रीय सरकार , प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ( 2003 का 12 ) की धारा 63 की उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( छ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग ( आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य 
कर्मचारियों के वेतन , भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम , 2009 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग ( आयोग के सचिव और अधिकारियों तथा अन्य 

कर्मचारियों के वेतन , भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्ते और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ) ( दूसरा 
संशोधन ) नियम , 2016 है। 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग ( आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन , भत्ते तथा सेवा के निबंलन 
और शर्ते और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ) नियम, 2009 की अनुसूची में , 

( क ) निजी सचिव के पद के सामने क्रम सं . 28 में , स्तंभ ( 4) के अधीन , “ वेतन बैंड-2; 9300 -34800 रुपए + ग्रेड वेतन 
4200 रुपय” प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
" वेतन बैंड-2; (9300- 34800 रुपए) +ग्रेड वेतन 4600 रुपए ” । 

( ख ) स्तंभ (12) के अधीन “ प्रतिनियुक्ति / आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या 
स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी; 2800 रुपए के ग्रेड वेतन सहित 5200 - 20200 रुपए के वेतनमान में छह वर्ष की नियमित 
सेवा सहित या उसके समतुल्य ” प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलनः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी संगठन अथवा विनियामक 
निकाय के अधीन आशुलिपिक के पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारीः 


265 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या 
(ii) 4d 2 -2 (9300-34800 699) 38 447 4200 640 + HTT T TH TIfdf + quft-1 Green 34 quft 
में पांच वर्ष नियमित सेवा की है "। 

[47. H . 5 /21/2015- off ] 

मनोज कुमार , संयुक्त सचिव 
falyut: 41F H HTFU. . 670 ( 31 ), arta 14 fidak , 2009 art Thalfeta feng Ty T Site TTTT AT.FF . 
344 (3T), arta 22 3101, 2010 GRT FRITT FRIT PIT PITI 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th January , 2016 
G .S . R . 83 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (g ) of sub - section (2 ) of Section 63 of 
the Competition Act, 2002 ( 12 of 2003 ), the Central Government hereby makes the following rules, further to 
amend the Competition Commission of India ( salary , allowances , other terms and conditions of service of the 
Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other 
employees ) Rules , 2009 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Competition Commission of India (salary , allowances, other 
terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the 
number of such officers and other employees) ( Second Amendment ) Rules, 2016 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In Schedule I to the Competition Commission of India ( salary , allowances, other terms and 
conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of 
such officers and other employees) Rules, 2009 , 
( a ) at serial number 28 , against the post of Private Secretary , under column ( 4 ), for the entries “ PB2 

(Rs. 9300 - 34800 + Grade Pay Rs.4200 )” , the following entries shall be substituted namely : 

“ Pay Band - 2 (Rs.9300 -34800 ) plus grade pay of Rs.4600 ” . 
(b ) under column ( 12 ), for the entries “ Deputation /absorption : Officers under the Central Government or 

State Government or public sectors undertaking or autonomous organization : (i) With six years 
regular service in the pay band of Rs.5200 - 20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent” , the 
following entries shall be substituted namely : 
“ Deputation /absorption : Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or 
State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Organisation or Regulatory Body: 
(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or 
( ii ) stenographers grade- I in the Pay Band 2 (Rs.9300 -34800 ) with Grade Pay of Rs.4200 with five 
years regular service in the grade” . 

[F . No. 5 /21/2015 -CS ] 

MANOJ KUMAR , Jt. Secy . 
Note : The principal rules were published vide GSR 670 (E ) dated the 14th September , 2009 and subsequently 

amended vide GSR 344 ( E ) dated the 22nd April , 2010 . 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


